. 


. 


...- . : . . . , .. . 


रजिस्ट्री संडी एल - 33004/99 


REGD . NO . D. L.-33004/99 


- 


- 


PMARAash 


भारतको राजपत्र 


समवषयवे 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भागा - खण्ड 1 
PART - Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 99] 
No. 99] 


नई दिल्ली, मंगलवार , अप्रैल 12, 2005 / चैत्र 22, 1927 
NEW DELHI , TUESDAY, APRIL 12 , 2005 / CHAITRA 22 , 1927 


वित्त मंत्रालय 
( आर्थिक कार्य विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 12 अप्रैल, 2005 
भारत सरकार के राष्ट्रीयकृत बैंकों के 10 प्रतिशत पुनः पूंजीकरण बॉड्स , 2006 का आंशिक मोचन 
सं . एफ . 4( 2 )- डब्ल्यू एंड एम / 2002. - भारत सरकार एतद्द्वारा पंजाब नेशनल बैंक को भारत सरकार के दिनांक 30 दिसम्बर, 1993 
की अधिसूचना सं. 4 ( 13 ) - डब्ल्यू एंड एम/ 93 द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी 415 . 00 करोड़ रुपये ( नामिनल ) कुल मूल्य के पुन: पूंजीकरण 
बांडों में से 30 करोड़ ( तीस करोड़ रुपए मात्र ) ( नामिनल ) की राशि के भारत सरकार के राष्ट्रीयकृत बैंकों के 10 प्रतिशत पुन: पूंजीकरण बाँड्स , 
2006 (जिसे इसके बाद " पुनः पूंजीकरण बाँड्स " के रूप में उल्लिखित किया गया है ) का आंशिक उन्मोचन अधिसूचित करती है । 
1. उन्मोचन पात्रता तथा सीमा 

केवल पंजाब नेशनल बैंक पुनः पूंजीकरण बांडों हेतु आवेदन करने तथा उन्हें उन्मोचित करने हेतु पात्र होगा और उन्मोचन की राशि सरकार 
द्वारा अनुमत इक्विटी पूंजी की राशि तक सीमित रहेगी जिसे बैंक द्वारा वापस लौटाया जाएगा । पंजाब नेशनल बैंक को छोड़कर अन्य कोईबैंक , कंपनी, 
निगम अथवा अन्य कोई निकाय सहित और कोई व्यक्ति उन्मोचन के आवेदन हेतु पात्र नहीं होगा। 
2. उन्मोचन मूल्य तथा दिनांक . 

पुन : पूंजीकरण बाँडों को प्रत्येक 10 , 000 रुपए ( नामिनल ) अर्थात् सम मूल्य पर के लिए 10 ,000 रुपए पर उन्मोचित किया जाता है । इन 
बाँडों को पंजाब नेशनल बैंक से आवेदन करने पर और पुनः पूंजीकरण बाँडों को सम्यक् तरीके से उन्मोधित कर आवेदन के साथ भारतीय रिजर्वबैंक 
के लोक ऋण कार्यालय, फोर्ट , मुम्बई- 400001 में प्रस्तुत करने पर दिनांक 31 - 3 -2005 को उन्मोचित किया मान लिया जाएगा । 


3 . ब्याज 


उन्मोचन की तारीख से पुनः पूंजीकरण बाँडों पर देय ब्याज पंजाब नेशनल बैंक को अब किया जाएगा । 
4. शेष राशि की वापसी अदायगी 

उन्मोचन के बाद बैंक द्वारा धारित कुल 246. 67 करोड़ रुपए ( नामिनल ) मूल्य के पुनः पूंजीकरण बाँडों की शेष राशि की छह बराबर 
वार्षिक किश्तों में वापसी अदायगी की जाएगी जैसा कि भारत सरकार की दिनांक 30 दिसम्बर, 1993 की अधिसूचना सं . 4 ( 13 )- डब्ल्यू एंड एम के 
पैराग्राफ 3 में जब तक कि सरकार द्वारा अन्यथा अधिसूचित न हो, विनिर्दिष्ट किया गया है । 

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से , 
एल. एम. वास , संयुक्त सचिव 


1205 GI/ 2005 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I- Sec . 1 ] 


MINISTRY OF FINANCE 
(Departmentof Economic Affairs ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 12th April, 2005 
Part redemption of 10 per cent Government of India Nationalized Banks Recapitalisation Bonds, 2006 

No. F. 4 (2)- W & M /2002. - Government of India hereby notifies part redemption of 10 per cent Government of 
India Nationalized Banks Recapitalisation Bonds, 2006 (hereinafter referred to as “ Recapitalisation Bonds” ), an amountof 
Rs. 30 crore (Rupees thirty crore only ) (nominal) out of the Recapitalisation Bonds issued to Punjab National Bank vide 
Government of India notification No.4 ( 13 ) - W & M / 93 dated the 30th December, 1993 , for value aggregating Rs. 415 .00 crore 
(nominal) , subject to the following terms and conditions :-- - 
1. Eligibility and limit for redemption 

Only Punjab National Bank shall be eligible to apply and get theRecapitalisation Bonds redeemed and the amount 
of redemption shall be limited by the amounts of equity capital allowed by the Government to be returned by the bank . No 
other person including any bank , company, corporation or any other body except the Punjab National Bank shall be eligible 
to apply for redemption . 
2 . Price and date of redemption 

The Recapitalisation Bonds are redeemed at Rs. 10 ,000 for every Rs. 10 ,000 (nominal ), i.e. , at par . The Bonds are 
deemed to have been redeemed on 31 - 3 - 2005 on application from the Punjab National Bank and on tendering of the 
Recapitalisation Bonds duly discharged along with the application at the Public Debt Office of Reserve Bank of India , Fort , 
Mumbai -400001. 


w 


3 . Interest 

Interestpayable on theRecapitalisation Bonds as on date of redemption will be paid to Punjab National Bank. 
4 . Repaymentof the remaining amount 

The remaining amount of the Recapitalisation Bonds held by the bank for value aggregating Rs. 246 .67 crore 
(nominal ) after redemption , shall be repayable in six equal annual instalments as specified in paragraph 3 of the Government 
of India Notification No. 4 (13) - W & M /93, dated 30th December, 1993, unless otherwise notified by the Government. 

By Order of the President of India , 

L . M . VAS , Jt . Secy 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controiler of Publications, Deini- i 10054 . 


